रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


REGISTERED No. D .L .-33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपाच 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 239 ] 
No. 239 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
DELHI, FRIDAY, JUNE 30 , 2017 /ASADHA 9 , 1939 


[ रा . रा. रा. क्षे.दि . सं . 126 

IN. C . T . D . No . 126 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 30 जून, 2017 
सं. फा . 5( 54 ) / पोलीसी / वैट / 2013 / पार्ट फा . / 430 - 441 . — चूंकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 
डी - II / 451 / 12(11) / 2016 दिनांक 22 / 03 / 2017 के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के पक्ष में सभी कर योग्य वस्तुओं पर वैट रिफंड 
की छूट / सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है । 

और चूंकि मैं , एच. राजेश प्रसाद , आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , यह मानता हूं कि 
ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है । 

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 103 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं 
अथोत्: 

संशोधन 
दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की छठी अनुसूची के भाग ख – संगठनों की सूची में 
क्रम संख्या ब - 31, के उपरांत नई उप – प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


क्रम संख्या | पंजीकरण संख्या 


संगठनकानाम 


ब - 32 


0 7227225003 


न्यूडेवलपमेंटबैंक 


उपरोक्त संशोधन दिनांक 22 / 03 / 2017 से लागू होगा । 


4052 DG 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


DEPARTMENTOF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 30th June, 2017 
No. F . 5 (54 )/ Policy /VAT/2013 /PF /430 -441 . — Whereas, the Ministry of External Affairs , Government 
of India , has requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facility of VAT 
exemption /refund to New Development Bank (NDB ) in New Delhi, in accordance with the principle of 
reciprocity , on all taxable goods as per the prevailing rules and norms vide their letter 
No. D - II/ 451/12( 11)/ 2016 dated 22nd March, 2017. 

And, whereas, I, H . Rajesh Prasad , Commissioner, Value Added Tax , Government of National Capital 
Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest so to do . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 103 of the Delhi Value 
Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005 ), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule 
of the said Actnamely : 

AMENDMENTS 
In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act , 2004 (Delhi Act 03 of 2005 ), in Part - B List 
of International Organisations, after Sr. No . B- 31 , the following shall be inserted, namely : 


S. No. 


Registration No. 
07227225003 


Name of the Organisation 
New Development Bank (NDB ) 


B -32 


This notification shall come into force with effect from 22nd March , 2017 . 


दिल्ली, 30 जून , 2017 
सं . फा . 5(54) / पोलीसी / वैट / 2013 / पार्टफा. / 442 - 453. — चूंकि विदेश मंत्रालय , भारत सरकार के पत्र 
संख्या डी - II / 451 / 16( 02 ) / 2016 दिनांक 22 / 03 / 2017 के द्वारा साउथ एशिया रीजनल ट्रेनिंग एंड टैक्निकल असिस्टैंस सैंटर 
( सारटैक ) के पक्ष में सभी कर योग्य वस्तुओं पर वैट रिफंड की छूट / सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली 
सरकार से अनुरोध किया गया है । 

2. और चूंकि मै, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त , मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं 
कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है । 

3. अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की 
उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन 
करता हूं अर्थात्: 

संशोधन 


दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की छठी अनुसूची के भाग ख – संगठनों की सूची में 
क्रम संख्या ब - 32, के उपरांत नई उप – प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


क्रम संख्या 


पंजीकरण संख्या 


संगठन का नाम 


ब – 33 


07567225010 


साउथ एशिया रीजनल ट्रेनिंग एंड टैक्निकल असिस्टैंस सैंटर 


उपरोक्त संशोधन दिनांक 22 / 03 / 2017 से लागू होगा । 


एच. राजेश प्रसाद , आयुक्त , मूल्य संवर्धित कर 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


Delhi, the 30th June, 2017 
No. F . 5 (54)/ Policy /VAT/2013/ PF /442 -453 . — Whereas, the Ministry of External Affairs, 
Government of India, has requested the Government of National Capital Territory of Delhi to grant facility of 
VAT exemption / refund to South Asia Regional Training and Technical Assistance Center (SAARTAC ) in 
New Delhi , in accordance with the principle of reciprocity, on all taxable goods as per the prevailing rules and 
norms vide their letter No . D - 11 /451/ 16 (02 )/2016 dated 22nd March , 2017 . 

And , whereas , I, H . Rajesh Prasad, Commissioner, Value Added Tax , Government of National 
Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest so to do . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 103 of the Delhi 
Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth 
Schedule of the said Actnamely : 


AMENDMENTS 


In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005 ), in Part- B List 
of International Organisations, after Sr. No. B - 32 , the following shall be inserted , namely : 


S .No . 


Registration No. 


B -33 


07567225010 


Name of the Organisation 
South Asia Regional Training and Technical 
Assistance Center (SAARTAC ) 


This notification shall come into force with effect from 22nd March , 2017 . 

H . RAJESH PRASAD , Commissioner, Value Added Tax 


RAKESH SUKUL Digitallysigned by RAKESH SUKUL 


L Date: 2017 .07.01 18 :32:33 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


